निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 838) पटना , बुधवार , 13 सितम्बर 2017 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 
1 सितम्बर 2017 


सं० नि० प्रा०/ नि . 1 - 03/2017- 809 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 693 दिनांक 08.08. 
2017 के अनुलग्नक -1 के क्रम संख्या 7 पर अंकित मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी प्रखंडान्तर्गत मुजफ्फरपुर सहयोग ईख क्रय 
विक्रय संघ लि0 के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन के लिए अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से 
अनुलग्नक - 1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार नियत करते हुए विस्तारित किया जाता है । 


आदेश से , 

फूल सिंह, 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 सितम्बर 2017 


अनुलग्नक - 2 


मुजफ्फरपुर सहयोग ईख क्रय विक्रय संघ लि . का निर्वाचन कार्यक्रम 


निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र - ई. 1 | 19.09. 2017 ( मंगलवार ) 
में सूचना का प्रकाशन 


( ii ) 


(iii ) 
( iv ) 


नामांकन की तिथि एवं समय 
संवीक्षा की तिथि एवं समय 
अभ्यर्थिता वापसी / प्रतीक आवंटन की | 
तिथि 
मतदान , अगर आवश्यक हो 


04. 10.2017 ( बुधवार ) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
05.10.2017 ( गुरूवार ) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
06.10. 2017 ( शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


14. 10. 2017 ( शनिवार ) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( v ) 
(vi ) 


मतगणना 


14. 10. 2017 ( शनिवार ) मतदान के तुरंत पश्चात् 


फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 838 - 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


